रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L. -33004 /99 


. 


. 


Pos 


. 


. 


X 


. 


. 
. 
. 


. 


. 


भारत की राजपत्र 


समामेबाट 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2506 ] 
No. 2506 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 29 , 2013 / कार्तिक 7 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29 , 2013/KARTIKA 7 , 1935 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2013 
का . आ . 3273 ( अ ) .- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत स2रकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 
1533 ( अ ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य 
स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण महाराष्ट्र कहा गया है ) 
गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : 
1 . श्री राकेश चंद्र जोशी, 

अध्यक्ष 
सेवानिवृत्त आईएएस 
फ्लैट सं. 26, बेलवेदरे, भुलाभाई देसाई रोड, ब्रीच 
कैंडी, मुंबई - 400026 
श्री राजीव मिश्रा, 

सदस्य 
प्राधानाचार्य, सर जे. जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर , 

78/ 3 डा . डी एन रोड, मुंबई - 400001 
3. प्रधान सचिव , पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार सदस्य सचिव 
2. प्राधिकरण, महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
पद धारण करेंगे । 
3. प्राधिकरण, महाराष्ट्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र में तारीख 
14 सितम्बर, 2006 और 1 दिसम्बर, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना में प्रगणित हैं | 
4 . प्राधिकरण, महाराष्ट्र इस अधिसूचना द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) 
की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगा | 
4572 GI/ 2013 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 ( ii ) ] 


5 . केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण महाराष्ट्र की सहायता के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से, गैर- मुंबई महानगर क्षेत्र 
महाराष्ट्र में संनिर्माण परियोजनाओं के लिए तृतीय राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति , महाराष्ट्र (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 
राविअस -3, महाराष्ट्र कहा गया है ) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : 
1 . श्री जगदीश जोशी, 

अध्यक्ष 
आईएएस ( सेवानिवृत्त ) 
फ्लैट सं.3, तहीती चस, जूहू-वरसोवा लिंक रोड, 

अंधेरी ( पश्चिम ) मुंबई - 400053 
2. श्री सुधीर यशवंत घाटे 

सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, नगरनिगम बृहत मुंबई 

ए - 602 , संस्कार टावर्स, नीलम नगर, फेस 
3. श्री प्रदीप कुमार पांडुरंग जोशी 


सदस्य 


सदस्य 


12/ 13 हसनअली भवन, 


सदस्य 


गोकुलदास पास्ता रोड, दादर ( पू), 

मुंबई 
4. प्रो . प्रकाश पी बाकड़े 

द्वारा श्री उत्कर्ष प्रकाश, ए- 604 , साई श्रद्धा फेस 
2, शिव वल्लभ रोड, अशोक वान , बोरीवली (पूर्व), 
मुंबई 


सदस्य 


सदस्य 


5 . डा . शंकर विश्वनाथ 

पूर्व निदेशक ( इंजीनियरी सेवा और परियोजना) 
सी / 8, रनवाल पार्क , 
वी . एन . पुरव मार्ग, 
फायर ब्रिगेड के सामने, चेंबूर नाका , 
मुंबई - 400071 
डा . राजेश बी . बिनीवाले 
प्रधान वैज्ञानिक ( सहायक निदेशक ), 
पर्यावरणीय सामग्री प्रभाग , राष्ट्रीय पर्यावरणीय 
इंजीनियरी रिसर्च संस्थान, नेहरू मार्ग , 

नागपुर - 440020 
7 . श्री पी . जी . चवन 

पूर्व इंजीनियर महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड 
( सेवानिवृत्त ) 
बी - 2, सनडेबाग , दर्शन हॉल के नजदीक , लिंक 

रोड, चिंचवाड़, पुणे - 411033 
8. वैज्ञानिक श्रेणी - 1, पर्यावरण विभाग, 


सदस्य 


सचिव 


महाराष्ट्र सरकार 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . राविअस -3 महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
पद धारण करेंगे । 
7 . राविअस - 3 महाराष्ट्र, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त राजपत्र में तारीख 
14 सितम्बर , 2006 और 1 दिसम्बर, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना में उपदर्शित हैं | 
8. राविअस - 3 महाराष्ट्र, सामहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और सराय पोक 

उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का 
प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा | 
9. महाराष्ट्र राज्य सरकार , प्राधिकरण, महाराष्ट्र और राविअस -3 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण , 
राविअस- 3 को अधिसचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी 
कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं , उपलब्ध कराएगी । 
10. प्राधिकरण , महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राविअस - 3 महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा 
भत्ता और महंगाई भत्ता महाराष्ट्र राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे | 


[ सं. जे-11013/ 30/ 2007 - आईए. II (I)] 

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th , October, 2013 
S .O . 3273 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 3 of the Environment 
( Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ) and in pursuance of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Environment and Forests , number S .O . 1533( E ), dated the 14th September, 2006 (hereinafter 
referred to as the said Gazette notification ), the Central Government hereby constitutes the State Level 
Environment Impact Assessment Authority (SEIAA ), Maharashtra (hereinafter referred to as the Authority , 
Maharashtra ) comprising of the following Members , namely — 


Chairman 


2 . 


Shri Rakesh Chandra Joshi 
Retired IAS 
Flat No. 26 , Belvedere , Bhulabhai Desai Road , 
Breach Candy , Mumbai- 400026 . 
Shri Rajiv Mishra 
Principal, Sir JJ College of Architecture , 78 / 3 
Dr. D N Road , Mumbai-400001 
Principal Secretary , Environment Department, 
Government of Maharashtra 


Member 


3 . 


Member - Secretary 


2 . The Chairman and Members of the Authority , Maharashtra shall hold office for a term of three years from 
the date of publication of this notification in the OfficialGazette . 
3 . The Authority , Maharashtra shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the 
Gazette notification published on the 14th September, 2006 and 19 December , 2009 . 
4 . The Authority , Maharashtra shall base its decision on the recommendations of the State level Expert 
Appraisal Committees (SEACs) constituted for the State of Maharashtra by this notification . 


5 . To assist the Authority , Maharashtra , the Central Government in consultation with the State Government of 
Maharashtra , hereby constitutes the third State Expert Appraisal Committee for construction projects in non 
Mumbai Metropolitan Region Maharashtra (hereinafter in this notification referred to as SEAC -3 , Maharashtra) 
comprising of the following Members , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


I 


3 . 


5 . 


1 . Shri Jagdish Joshi 

Chairman 
IAS (Retired ) 
Flat No . 3 , Tahiti Chs., Juhu -Versova Link Road, 
Andheri (West), Mumbai-400053 . 
Shri Sudhir Yashwant Ghate 

Member 
Retired Chief Engineer, Municipal Corporation of 
Greater Mumbai, 
A -602, Sanskar Towers , Neelam Nagar, Phase . 
Shri Pradeepkumar Pandurang Joshi 

Member 
12 / 13 Hasanali Building, 
Gokuldas Pasta Road , Dadar (E ), 
Mumbai 
Prof. Prakesh P Bakre 

Member 
C /o Mr. Utkarsh Prakash , A -604 , Sai Shradha Phase 
II , Shiv Vallabh Road , Ashok Van , Borivali (East), 
Mumbai 
Dr. Shankar Vishwanath 

Member 
Ex Director (Engineering Services & Projects ) 
C /8 , Runwal Park , 
V .N . Purav Marg , 
Opp . Fire Brigade , Chembur Naka , 
Mumbai-400071 
Dr. Rajesh B . Biniwale 

Member 
Principal Scientist (Assistant Director ), Environmental 
Materials Division , National Environmental 
Engineering Research Institute , Nehru Marg , 
Nagpur- 440020 
Shri P G Chavan 

Member 
Ex. Chief Engineer, Maharashtra State Electricity 
Board (Retired ) 
B -2 , Sundebaug, Near Darshan Hall, Link Road , 
Chinchwad , Pune-411033 . 
Scientist Grade -I, Environment Department, 

Secretary 
Government of Maharashtra . 
6 . The Chairman and Members of the SEAC -3 , Maharashtra shall hold office for a term of three years from the 
date of publication of this notification in the Official Gazette . 
7 . The SEAC -3 , Maharashtra shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the 
Gazette notification published on the 14th September, 2006 and 1st December, 2009 . 


8 . The SEAC - 3 ,Maharashtra shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall 
endeavor to reach a consensus in each case , and if consensus cannot be reached , the view of the majority 
shall prevail . 
9 . The State Government of Maharashtra shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority , 
Maharashtra and the SEAC -3 , Maharashtra and shall provide all financial and logistic support including 
accommodation , transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions . 


10 . The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Member of the 
Authority , Maharashtra and the Chairman and Members of the SEAC - 3 , Maharashtra shall be paid in 
accordance with the existing rules of the State Government ofMaharashtra . 

[No. J-11013/ 30 / 2007 - IA . II ( 1 )] 

AJAY TYAGI, Jt . Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


